“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के पंजीयन क्रमांक 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण “छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 455] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 सितम्बर 2023--- भाद्रपद 15, शक 1945 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2023 


आदेश 


क्र. 10267 / 1264 / 21-ब / छ.ग. / 2019.--- राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सदानंद प्रसाद गुप्ता, 
अधिवक्ता / नोटरी, तहसील-बतौली, जिला-सरगुजा (अम्बिकापुर) के द्वारा नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीनीकरण हेतु 
प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार करते हुए उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है. 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव. 


909 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


